. 


.. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


UN 

. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 माघ 1935 ( श०) 
संख्या 27 राँची, शुक्रवार 

31 जनवरी, 2014 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2014 
संख्या -11/ लो से आ०-01- 03 / 2013-का०- 789 -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 320( 3) के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल , झारखण्ड लोक सेवा आयोग 
( कार्य -सीमन ) विनियम , 2000 के नियम 7( ग ) के उपबंध (ii), (iii ), एवं ( iv ), जो निम्न प्रकार पठित 
है , को विलोपित करते हैं : 
"7( ग) (ii) विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्ति / प्रोन्नति के मामलों में , परन्तु यह अखिल भारतीय सेवा 
के मामलों में लागू नहीं होगा । 

(iii ) सचिवालय एवं संलग्न / सम्मिलित कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों से 
अवर सचिव एवं अन्य समतुल्य पदों पर नियुक्ति/ प्रोन्नति के मामलों में , 


झारखंड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 31 जनवरी 2014 


___ (iv ) सचिवालय के निजी सहायक संवर्ग के सचिव के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामलों 


में ।” 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 27 _ 50 | 


